निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
57 पटना , 28 कार्तिक ,1931 CHOP LOO 


28 कार्तिक 1931 ( श ) 
( सं0 पटना 587 ) पटना, वृहस्पतिवार , 19 नवम्बर 2009 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

19 नवम्बर 2009 
एस0ओ0 260 , दिनांक 19 नवम्बर, 2009 –बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम 27 / 2005 ) 
की धारा 16 की उप - धारा (3) के खंड ( च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल विनिर्दिष्ट 
करते हैं कि इसके साथ उपाबद्ध तालिका के स्तंभ 2 में वर्णित वस्तुओं के संबंध में कोई निविष्ट कर जमाराशि 
अनुमत नहीं की जायेगी अथवा इन पर दावा नहीं किया जायेगा । 

तालिका 
| क्रमांक | वस्तुएँ 

शर्त एवं बन्धेज 
1. सभी प्रकार के किरासन तेल 

जब एक तेल विपणन कम्पनी द्वारा दूसरी तेल विपणन कम्पनी 
से क्रय कर उसे केन्द्र अथवा, राज्य सरकार द्वारा प्रशासित 
मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अधीन नियत मूल्य पर बेची जाये जो 

उसकी अनुसारी क्रय मूल्य से कम हो । 
2 . घरेलू उपयोग में आने वाले तरल 

- वही - 
पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी० ) 


2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी । 

( सं0 - वैट - 8 / 2005 खंड II) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 नवम्बर 2009 


19 नवम्बर 2009 
एस0ओ0 261 , एस0ओ0 260, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 - वैट - 8 / 2005 खंड II) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

__ शुभकीर्ति मजुमदार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


The 19th November 2009 
S . O . 260 , dated 19th November, 2009 — In exercise of the powers conferred by 
Clause (f ) of Sub -section ( 3 ) of Section 16 of the Bihar Value Added Tax Act 2005 ( Act 
27 of 2005 ) the Governor of Bihar is pleased to specify that no input tax credit shall be 
allowed or be claimed in respect of the goods mentioned in Column ( 2 ) of the Table 
appended hereto . 

Table 
Serial 
Goods 

Conditions and restrictions 
No . 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
All kinds of kerosene Oil. 

When it is sold by an Oil 
Marketing Company after 
purchase from another Oil 
Marketing Company at a 
price fixed under a price 
control mechanism either by 
the Central Government or 
the State Government that is 
lower than the corresponding 

purchase price . 
Liquefied Petroleum Gas for domestic 

- Do 
use. 


2 . This notification shall come into force with effect from the date of its issue . 

___ ( No. VAT - 8/ 2005 Part II) 
By Order of the Governor of Bihar , 

SUBHAKIRTI MAJUMDAR , 
Commissioner -Cum -Principal Secretary 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 587 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


